निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 94 ) पटना , शुक्रवार , 25 जनवरी 2019 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

11 अप्रील 2018 
सं० प०उ०सं०स० - 02/ 2015 - 2186 / वि०स० । – सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है 
कि सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या- 1909 , दिनांक 02.04. 2018 के क्रम में माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने 
श्री अभय कुमार सिन्हा, स०वि०स० , क्षेत्र संख्या - 231 , टिकारी को “ पर्यटन उद्योग संबंधी समिति " के बदले वर्ष 2018- 19 
के लिए गठित “ बिहार विरासत विकास समिति " की शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया है । 

___ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से माननीय सदस्य , श्री अभय कुमार सिन्हा , स०वि०स० , “ पर्यटन उद्योग संबंधी 
समिति " के सदस्य नहीं रहेंगे । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

आर0एस0राय , 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 94-571 + 20 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


